इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 336 ] 


भोपाल, शनिवार , दिनांक 2 अगस्त 2014 - श्रावण 11, शक 1936 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2014 


क्र . एफ 10 -5 - 2010 - एक -4. - श्री ललित कुमार पारिख आत्मज स्व . श्री गुणवंतराय पारिख, आयु 33 वर्ष, निवासी 42, बसंत बिहार 
कालोनी , जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2010 में मानवता की सेवा के अन्तर्गत विकलांग, वृद्ध, निराश्रित , नेत्रहीन , बधिर, मूक एवं संकटग्रस्त 
व्यक्तियों की सेवा में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये कबीर राज्य सम्मान एवं श्री प्रकाश मानावत आत्मज श्री हरीशचंद मानावत, आयु 31 
वर्ष, निवासी 19 गीतानगर धार रोड जिला इंदौर , मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2010 में सड़क सुरक्षा सप्ताह अन्तर्गत कार्य, गरीब बस्तियों में पल्स 
पोलियो अभियान, बगीचों में पौधा रोपण, गिरते शिशु लिंगानुपात , भ्रूण हत्या के विरोध हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिये शंकराचार्य राज्य 
सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. 


( 2 ) राज्य शासन द्वारा श्री ललित कुमार पारिख आत्मज स्व . श्री गुणवंतराय पारिख, निवासी 42 , बसंत बिहार कालोनी, जिला धार , 
मध्यप्रदेश को वर्ष 2010 के कबीर राज्य सम्मान की पुरस्कार राशि रुपये 50, 000 / - ( रुपये पचास हजार ) एवं श्री प्रकाश मानावत आत्मज 
श्री हरीशचंद मानावत , निवासी 19 गीतानगर धार रोड, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश को वर्ष 2010 के शंकराचार्य राज्य सम्मान की पुरस्कार राशि 
रुपये 50, 000/ - ( रुपये पचास हजार ) प्रदान करने की घोषणा की जाती है. 


___ ( 3 ) घोषित पुरस्कार का वितरण 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम 
में किया जाएगा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ अवस्थी , उपसचिव . 


671 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


